निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 पटना, भाद,191FAON 200, 


( सं0 पटना 442 ) 


2 भाद्र 1931 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 24 अगस्त 2009 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

18 अगस्त 2009 
सं0 म0 / स्था०रा०प० (मु०)- 12 / 97 - 1320 - मत्स्य — श्री निशात अहमद , उप –मत्स्य निदेशक (मुख्यालय), ( प्रभारी 
संयुक्त मत्स्य निदेशक ), बिहार, पटना को कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए कार्यकारी व्यवस्था 
के तहत अपने ही वेतनमान में मत्स्य निदेशक के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है । इसके लिए इन्हें कोई 
अतिरिक्त वेतन या प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ एस. के . तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 442 - 571 +10- डी0टी0पी0 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


